निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YARI 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


या 


2 श्रावण 1935 ( श ० ) 
संख्या 30 पटना , 

बुधवार , 

24 जुलाई 2013 (ई ० ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

4-4 भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


5-6 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


7-7 


2 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


गन्ना विकास विभाग 


2 


4 


5 


अधिसूचनाएं 

28 जून 2013 
सं ० स्था .- 02-08 / 2005-1234 — गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना में कार्यरत क्रमांक -1 से 3 के ईख 
पदाधिकारी को कॉलम -3 में अंकित कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम -4 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया 
जाता है । साथ ही कॉलम -5 में अंकित कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौपा जाता है: 
क्र ० पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन नया पदस्थापन का कार्यालय 

अतिरिक्त प्रभार 
सं ० 
1 

3 
श्री उमेश सिंह ईख पदाधिकारी , ईख पदाधिकारी , 

ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर । 
रामनगर अंचल, 

बेतिया । 

बेतिया । 
2 श्री मुकेश कुमार वर्मा ईख पदाधिकारी , अपने ही वेतनमान् में प्रभारी ईख पदाधिकारी, 

समस्तीपुर । सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय । लहेरियासराय ( दरभंगा) । 
श्री मोहन राम प्रभारी सहायक 

1. ईख पदाधिकारी, रामनगर 
ईखायुक्त, उत्तर 

अंचल, बेतिया । 
बिहार, मुजफ्फरपुर । 

2. ईख पदाधिकारी, सिवान । 


1 


3 


2 . 


निर्गत पदस्थापन आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 
3. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


1 


28 जून 2013 
सं ० स्था .- 02-08 / 2005-1235 — गन्ना उद्योग विभाग , बिहार , पटना में कार्यरत कृषि सेवा के क्रमांक -1 एवं 2 पर 
अंकित पदाधिकारी को स्थानान्तरित करते हुए कॉलम -3 में अंकित कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम-4 में अंकित 
कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है । साथ ही कॉलम -5 में अंकित कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौपा जाता है: 
क्र ० 

नया पदस्थापन का 
पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन 

अतिरिक्त प्रभार 
सं ० 

कार्यालय 
2 3 4 

5 
1 श्री शंभू प्रसाद सिंह सहायक निदेशक, ईख सहायक निदेशक, ईख 1. उप निदेशक , ईख विकास , 
विकास (मुख्यालय) । विकास , गोपालगंज । 

पटना । 
2. सहायक निदेशक, ईख 

विकास (मुख्यालय) । 
श्री राम गोविन्द सिंह सहायक निदेशक , ईख सहायक निदेशक , ईख सहायक निदेशक, ईख 
विकास, गोपालगंज । विकास , बेतिया । 

विकास, सिवान । 
2. पूर्व निर्गत पदस्थापन आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 
3. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


2 


। 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2013 


3 


3 जुलाई 2013 
सं ० स्था .-02-08 / 2005-1257 — विभागीय अधिसूचना संख्या 1234, दिनांक 28.06.2013 के क्रमांक -2 को विलोपित 
करते हुए श्री मुकेश कुमार वर्मा, ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर को कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान् में सहायक 
ईखायुक्त, बिहार (मुख्यालय) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री वर्मा उपरोक्त के अतिरिक्त ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय ( दरभंगा) के अतिरिक्त प्रभार रहेंगे । 
3.पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1234 दिनांक 28.06.2013 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 
4. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


3 जुलाई 2013 
सं ० स्था .- 02-08 / 2005-1258 — विभागीय अधिसूचना संख्या 1233, दिनांक 28.06.2013 को विलोपित करते हुए श्री 
शंकर नारायण लाल, सहायक ईखायुक्त, बिहार, पटना को कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान् में संयुक्त ईखायुक्त, 
बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. तत्संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 
3. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


28 जून 2013 
सं ० स्था .- 02-08 / 2005-1233— श्री शंकर नारायण लाल, सहायक ईखायुक्त, बिहार , पटना को अपने ही वेतनमान् में 
प्रभारी संयुक्त ईखायुक्त (मुख्यालय), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार , पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. पूर्व निर्गत पदस्थापन आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 
3. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव 


। 


वित्त विभाग 


प्रभार प्रतिवेदन 

11 जुलाई 2013 
सं ० 7090 — अधोहस्ताक्षरी मैं , सुधीर कुमार दूबे, आज दिनांक 08.07.2013 के अपराहृन में अवर सचिव, वित्त विभाग , 
बिहार, पटना के पद पर स्वतः प्रभार ग्रहण किया । 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 9938 दिनांक 28.06.2013 दृष्टव्य | 

( ह ० )-अस्पष्ट , 
भारग्राही पदाधिकारी का हस्ताक्षर । 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 18-571 + 50 - डी टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2013 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

26 जून 2013 
सं ० 15 / एम 1-35 / 2013-1176 — आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन) अधिनियम 2013 (बिहार अधिनियम 9, 2013 ) 
की धारा-3 (4) के तहत प्रतिकुलपति , आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पद पर नियुक्त हुए / होने वाले पदाधिकारी की 
परिलब्धियाँ एवं सेवा शर्ते इस प्रकार होगी : 

1. वेतन एवं भत्ते-(i ) प्रतिकुलपति का वेतनमान पे बैंड 37400-67000 रूपये में यथास्थिति 10000/12000 रूपये के 
एकैडमिक ग्रेड पे तथा 4000 रू प्रतिमाह के विशेष भत्ता के साथ इस शर्त के साथ अनुमान्य किया जाएगा कि पे बैंड में वेतन , 
एकैडमिक ग्रेड पे एवं विशेष भत्ता मिलाकर 80,000 रूपये से अधिक नहीं होगा । 

(ii) वेतन वृद्धि - प्रत्येक वार्षिक वेतनवृद्धि की दर कुल वेतन से संबंद्ध पे बैंड एवं ए0 जी 0 पी 0 के योग का 3 

प्रतिशत राशि के समतुल्य अनुमान्य किया जाएगा । 
( iii) यदि प्रतिकुलपति के पद पर आसीन व्यक्ति पूर्व से भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे 

हों तो प्राप्त पेंशन की राशि को वेतन का अंश समझा जाएगा । 
( iv ) महँगाई भत्तों की अनुमान्यता राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित दर से दिया जाएगा । 

( v ) मकान किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, यात्रा भत्ता और चिकित्सा भत्ता राज्य कर्मियों के समान देय होगा । 

2. अवकाश - प्रतिकुलपति के पद पर कार्यरत व्यक्ति को वे सभी अवकाश देय होंगे जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के 
परिनियम में विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए परिभाषित हैं । अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार यथास्थिति कुलपति / कुलाधिपति 
होंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जितेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 18-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2013 


5 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं ० 1353_मैं डॉ ० उदय शंकर प्रसाद, उम्र -55 वर्ष, पिता - स्व ० रामचन्द्र प्रसाद , निवासी मो ० आजाद 
नगर, मोहनपुर , थाना एवं जिला - समस्तीपुर , शपथपत्र सं ० 1117 / 06.06.2013 के आधार पर मेरे पुत्र राहुल का 
अब से नया नाम राहुल कश्यप होगा । 

डॉ ० उदय शंकर प्रसाद । 


सं० 1358 — मैं आश, पिता - प्रमोद कुमार , माता छाया कुमारी, पता -ब्रह्मपुरा , थाना + पो ० - ब्रह्मपुरा , जिला 
मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ पूर्व में मैं आश के नाम से जाना जाता था । अब मैं शपथ पत्र संख्या -1427 / 05.07. 
2013 के द्वारा आश पराशर के नाम से जाना जाऊंगा । 


आश । 


No.1358 — I Aash , S /o - Pramod Kumar (Mother -Chhaya Kumari ) Age - 17 years, Residence 
Brahmpura, Dist . - Muzaffarpur. I declere ( Affidavit No.-1427 ) my full and correct name is Aash 


Parashar. 


AASH. 


No.1354 - I Pratyaksh Chaudhary, S/ o -Shri Vijay Kumar Chaudhary, R/ o - Mohalla 
Saraiyaganj , P.S.- Town, District- Muzaffarpur ( Bihar ) will be known by above name only and not 
by Pratyaksh vide Affidavit No. 4657 dated 11.08.12 . 


PRATYAKSH CHAUDHARY . 


No.1356—1 Manoj Kumar, S /o - Late Andreas Francis , Station Road , P.S.- Jamalpur, 
District-Munger will be known Manoj Kumar Andreas from now onward as per Affidavit 
No.1912/09 dated 20.04.2009 . 


MANOJ KUMAR. 


6 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2013 
सं ० 1357 — मैं सुभाष कुमार पाठक , पिता - स्व ० बैधनाथ पाठक , पता - ग्राम - बलिया, पो 0 - उमरी , 
थाना - लखनौर , जिला - मधुबनी, बिहार घोषणा करता हूँ कि मैं सुभाष कुमार पाठक तथा सुभाष पाठक दोनों ही 
नामों से जाना जाता हूँ अर्थात सुभाष कुमार पाठक एवं सुभाष पाठक दोनों एक ही व्यक्ति का नाम समझा 
जाय । जो कि मैं ही हूँ । 


सुभाष कुमार पाठक । 


No.1357_I Subhash Kumar Pathak, S / o - Late Baidhnath Pathak , Village- Balia, 
PO - Umari, Dist- Madhubani vide affidavit No.1153, dated 11-03-2013 declare that Subhash 


Kumar Pathak and Subhash Pathak is a same person . 


SUBHASH KUMAR PATHAK . 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 18-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2013 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

15 जुलाई 2013 
सं ० कौन / भी -109 / 2008-66 — विभागीय अधिसूचना संख्या 125, दिनांक 22.07.11 द्वारा श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, 
बि 0 वि 0 से 0 सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना को पटना उत्तरी अंचल, पटना के पदस्थापनकाल में 
निलाम पत्र वादों के निष्पादन में टालमटोल की नीति अपनाने, सरकारी राजस्व की वसूली में कोई अभिरूचि नहीं लेने तथा 
बकायेदारों को लाभ पहुंचाने का कुत्सित प्रयास आदि कतिपय आरोपों के लिए " चेतावनी का दण्ड संसूचित किया गया था 
परन्तु, उक्त दण्ड का संसूचन उनके चारित्री में किस वित्तीय वर्ष में किया जाय इस संबंध में श्री गुप्ता से प्राप्त अभ्यावेदन की 
सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा " चेतावनी " का दंड उनके चारित्री के वर्ष 2007-08 में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( हरू )-अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 18-571 + 10- डी ० टी ० पी । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


